रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 231 ] 
No. 231 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अगस्त 31 , 2017 / भाद्र 9 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31 , 2017 / BHADRA 9 , 1939 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 31 अगस्त , 2017 

सं० 21 / 2015- 2020 
एसईजेड से रक्तचंदन की लकड़ी ( टेरोकारपस सेन्टेलिनस ) और चंदन की लकड़ी 
( सेन्टेलम एल्बम ) के निर्यात और चंदन की लकड़ी का आयात -निर्यात और आयात के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने 
हेतु प्रपत्र के सम्बन्ध में । 


विषयः 


फा . सं. 01 / 91 / 171 / 17 / एएम - 06 / पीसी -III / ईसी. - विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैराग्राफ 2.04 के 
तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार ( डीजीएफटी) एतद्द्वारा एसईजेड से / तक रक्तचंदन की 
लकड़ी ( टेरोकारपस सेन्टलिनस) / चंदन की लकड़ी ( सेन्टेलम एल्बम ) के निर्यात और चंदन की लकड़ी के आयात के लिए 
" अनापत्ति प्रमाण पत्र " प्राप्त करने हेतु एसईजेड के सम्बधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित 
प्रपत्र अधिसूचित करते हैं : 
( क ) एएनएफ 2 ड ( क ) : चंदन की लकड़ी के आयात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र 
( ख ) एएनएफ 2 ढ़ ( क ) : रक्तचंदन की लकड़ी ( टेरोकारपस सेन्टेलिनस ) और चंदन की लकड़ी 

( सेन्टेलम एल्बम ) के निर्यात के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र 
2 इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः 
विदेश व्यापार महानिदेशालय के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( एमओईएफएंडसीसी) का अनापत्ति 
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एसईजेड के सम्बधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारी के साथ एसईजेड यूनिटों द्वारा आवेदन प्रस्तुत 
करने के प्रपत्र अधिसूचित किए गए हैं । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


5419 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] ] 


आयात निर्यात प्रपत्र - 2 ड ( क ) 


एसईजेड यूनिटों द्वारा प्रतिबंधित मद (एचबीपी का पैरा 2.50) चन्दन की लकड़ी ( सेन्टेलम एल्बम) के आयात हेतु आवेदन का प्रपत्र 
| 1. आई ई सी संख्या 

। 
2 . आवेदक का ब्यौरा 

i. नाम 
| ii . पता 
प्रस्तुत आवेदन का ब्यौरा 
संदर्भ सं० और तारीख 

| किस एसईजेड को प्रस्तुत किया गया । 
| iii . फाइल संख्या 

iv जारी करने तारीख 
आवेदन शुल्क का ब्यौरा 
राशि ( रूपये ) 

डिमांड ड्राफ्ट /बैंक रसीद/ इलेक्ट्रॉनिक 

फंड ट्रांसफर संख्या 
जारी करने की तारीख 

बैंक और शाखा का नाम 
आवेदित कुल सीआईएफ || रुपये में 

अमेरिकी डालर में ...... स्थानीय मुद्रा में ..... 
मूल्य 

पंजीकरण का पतन 
7 आयात हेतु आवेदित मदों का ब्यौरा 
क्रमांक ___ विवरण आई टी सी (एच एस ) मात्रा 

सीआईएफ मूल्य 

उद्गम का 

देश 


कोड 


7क 


चंदन की लकड़ी के आयात के लिए उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) का ब्यौरा (निर्यातक देश द्वारा जारी किया जाना) 


क्रमांक 


उद्गगम प्रमाण पत्र (सीओओ) सं० 


दिनांक 


| जारी करने वाला प्राधिकारी 


8क 


| आयात का प्रयोजन ( जो लागू नही हो उसे । वास्तविक प्रयोक्ता या ट्रेडिंग (अर्थात भंडार और बिक्री) या 
काट दें ) 

नमने 
वास्तविक प्रयोक्ता के मामले में 
फैक्टरी / यूनिट / फार्म का पता जहां 
आयोजित मद का उपयोग किया जाएगा । 
मद का वास्तविक उपयोग 
आयात का विस्तृत औचित्यः 


8ख 


10 . आवेदन में आवेदित मद ( मदों ) के लिए विगत तीन वर्षों ( 1 अप्रैल - 31 मार्च) के दौरान किए गए आयात का ब्यौरा 
क्रमांक । वर्ष अनुमति और आयात का ब्यौरा 

आयातित 

शेष 
मात्रा 

मात्रा 
अनुमति सं0 दिनांक 

मूल्य ( यू एस 
डालर) 


मात्रा 


घोषणा / वचनबद्धता 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


मैं / हम एतद्द्वारा घाणा करता हूँ / करते हैं किः 
क . फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम ( समय- समय पर 
यथासंशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया है: 
( क ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 
यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और 
विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम , 1999 
विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम , 1974 


डि 


. 


। 


ख. कम्पनी / फर्म / एचयएफ /न्यास ( जैसा भी मामला हो ) का कोई भी निदेशक / साझेदार/ स्वामी/ कर्ता/ न्यासी किसी अन्य 

कम्पनी/ फर्म / संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र संस्था सची (डीईएल) में है का 
निदेशक/ साझेदार/ स्वामी/ कर्ता/न्यासी नहीं है । 
ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय / फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय ( यों ) यनिट 

( टों )/ डिविजन ( नों ) को चककर्ता घोति किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन 

आयात /निर्यात करने के लिए अपात्र घोति किया गया है । 
घ. हमने अपने पंजीकृत /मुख्यालय के नाम से किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आयातक निर्यातक कोड 

संख्या प्राप्त नहीं किया है और न ही आवेदन किया है । 
2. मैं / हम समय - समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 इसके अधीन बने नियमों 

और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया - पुस्तक और आयात निर्यात मदो के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण के प्रावधानों के 
पालन की शपथ लेता हूँ / लेते हैं | 
मैं / हम पर्णतया समझता हैं । समझते हैं कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या झठी साबित होगी तो विधि 

द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम मुझे/ हमें भुगतने पड़ सकते हैं । 
4. मैं | हम एतद्द्वारा घौणा करता हूँ | करते हैं कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी /हमारी जानकारी और 

विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है 


3 . 


म 


/ 


" 


5. मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं नीति के पैरा 9 . 06 के अनुसार इस घाणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने 

के लिए अधिकृत हूँ | 


आवेदक के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 
कार्यालय का पता 


फ्लैट / प्लाट / ब्लाक सं . 
गली / क्षेत्र / इलाका 
शहर 
पिन कोड 
देश का कोड 


राज्य 


टेलीफोन न. 


क्षेत्र कोड 


दूरभाष सं . 


मोबाइल न० 
फैक्स न० 
ई - मेल 
| दिनांक : 

स्थानः 
टिप्पणीः आवेदक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिए । 


आवेदकों के लिए दिषा निर्देष 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] ] 


कृपया प्रक्रिया पुस्तक का पैराग्राफ 2.50 देखें 
एएनएफ - 2ड ( क ) में आवेदन की दो स्वप्रमाणित हार्ड प्रतियाँ आयात प्रकोष्ठ , विदेश व्यापार महानिदेशालय ( मु० ), 
एच - विंग , उद्योग भवन , मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली - 110011 को प्रस्तुत करें । 
इलेक्ट्रानिक तौर पर जमा शुल्क के मामले में , आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए । 
आवेदन के प्रत्येक पुंठ पर आवेदक के मुहर सहित हस्ताक्षर होने चाहिए । 


आयात निर्यात प्रपत्र - 2 8 ( क ) 
एसईजेड यूनिटों द्वारा रक्तचंदन की लकड़ी (टेरोकारपस सेन्टेलिनस ) और चन्दन की लकड़ी ( सेन्टेलम एल्बम ) के निर्यात हेतु 

आवेदन का प्रपत्र (एचबीपी का पैरा 2. 72 ) 

( कृपया आवेदन भरने से पूर्व दिशा निर्देश ( आखिर में ) देख लें ) 
आई ई सी संख्या 

। 
| आवेदक का ब्योरा 
| i. नाम 
ii . पता 
प्रस्तुत आवेदन का ब्यौरा 
संदर्भ सं० और तारीख 
किस एसईजेड को प्रस्तुत किया गया 
फाइल संख्या 

iv जारी करने तारीख 
| आवेदन शुल्क का ब्यौरा 
राशि ( रूपये ) 

डिमांड ड्राफ्ट/बैंक रसीद/ इलेक्ट्रॉनिक 

फंड ट्रांसफर संख्या 
जारी करने की तारीख 

बैंक और शाखा का नाम 


5 . निर्यात हेतु आवेदित मदों का ब्यौरा 
क्रमांक मद का विवरण 


आई टी सी ( एच एस) कोड 


मात्रा मी० ट० में 


एफ ओ बी मल्य 
रूपए में । अमेरिकी स्थानीय 

डालर में मुद्रा में 


5क . रक्तचंदन की लकड़ी ( टेरोकारपस सैन्टेलिनस ) और चन्दन की लकड़ी ( सेन्टेलम एल्बम ) के निर्यात के लिए उद्गम प्रमाण पत्र 
( सीओओ) तथा रक्त चन्दन की लकड़ी के निर्यात के संबंध में साइट्स प्रमाण पत्र का ब्यौरा, यथा लागू ( संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी 
किया जाना) । 
क्रमांक । उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) सं० । दिनांक 

जारी करने वाला प्राधिकारी । 


क्रमांक 


दिनांक 


जारी करने वाला प्राधिकारी 


साइट्स प्रमाण पत्र सं० 
( यथा लागू) 


6 . विगत तीन वर्षों (1 अप्रैल – 31 मार्च) में आवेदित मदों के निर्यात का ब्यौरा (1 अप्रैल - 31 मार्च) 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रमांक । वर्ष 


अनुमति और निर्यात का ब्यौरा 


निर्यातित 


निर्यात 
गन्तव्य 


मात्रा 


निर्यात का 
एफ . ओ. बी . मल्य 
( यू एस डॉलर में ) 


संदर्भ 


दिनांक 


मात्रा 


सं० 


मल्य ( य एस 
डालर) 


| निर्यात का प्रयोजन (कृपया चिन्हित करें ) 
व्यापार 
व्यक्तिगत 
नमने 
मद का वास्तविक उपयोग 


| विदेशी क्रेता का विवरण (एक से अधिक की स्थिति में अलग अनुलग्नक जिसमें प्रत्येक क्रेता को निर्यात किए जाने हेतु 
| प्रस्तावित मात्रा सहित विवरण हो । 
नाम 
पता 


| 9 . 
| i. 


शिपमेंट का विवरण 
| लदान का ( के ) पत्तन 
निपादन का ( के ) पत्तन 
निर्यात का ( के ) देश 


| 10 . 


नमने / प्रदर्श/ उपहारों के निर्यात के मामले में , कृपया बताएँ 
सीलिंग सीमा 
सीलिंग सीमा से कितना अधिक 
अधिकता के लिए औचित्य 


11 . डाक द्वारा निर्यात के मामले में , कृपया डाक प्राधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करें जहाँ पर पार्सल रखा जाएगा | 


12 . कोई अन्य संगत सचना 


घोषणा / वचनबद्धता 


मैं | हम एतद्द्वारा घाणा करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी / हमारी जानकारी और 
विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है । 
मैं | हम पर्णतया समझता हूँ । समझते हैं कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत या झठी साबित होगी तो विधि 
द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम मुझे/ हमें भुगतने पड़ सकते हैं । 


3. 


मैं / हम यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 इसके अधीन बने नियमों और आदेशों, विदेश 
व्यापार नीति , प्रक्रिया - पुस्तक , परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्रों तथा आईटीसी ( एचएस) के प्रावधानों के पालन की शपथ 
लेता हूँ/ लेते हैं । 


मैं / हम एतदद्वारा घाणा करता हँ / करते हैं कि : 
क . फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम ( समय- समय पर यथासंशोधित) के 
अधीन दण्डित नहीं किया गया है: 

सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 
(ii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 

__ यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1992 और 
(iv ) विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 

विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम , 1974 
( vi ) सामूहिक विनाश का अस्त्र तथा उनकी वितरण प्रणाली ( गैर- कानूनी गतिविधि पर निधि ) 

अधिनियम 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


ख . 


कम्पनी / फर्म / एचयएफ / न्यास ( जैसा भी मामला हो ) का कोई भी निदेशक / साझेदार / स्वामी/ कर्ता/ न्यासी 
किसी अन्य कम्पनी / फर्म / संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र संस्था सची ( डीईएल) में है या आरबीआई की 
चेतावनी सची में है का निदेशक / साझेदार / स्वामी /कर्ता/ न्यासी नहीं है । 


न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय / फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय ( यों ) यनिट 
( टों ) / डिविजन ( नों ) को चककर्ता घोति किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन 
आयात /निर्यात करने के लिए अपात्र घोति किया गया है । 


घ. 


5. 


हमने अपने पंजीकृत /मुख्यालय के लिए किसी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी से आयातक निर्यातक कोड संख्या 

प्राप्त नहीं किया है और न ही आवेदन किया है । 
मैं / हम एतदद्वारा घाणा करता हँ / करते हैं कि मैंने / हमने अपने पंजीकृत /मुख्य कार्यालय या अपनी किसी शाखा / 
यनिट/डिवीजन के नाम में ऐसे लाभ ( आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करने सहित ) को किसी अन्य क्षेत्रीय 
प्राधिकारी से न तो प्राप्त किया है अथवा न ही प्राप्ति हेतु आवेदन किया है | 


मैं / हम एतद्द्वारा घौणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने/ हमने आई टी सी ( एच एस) की अनुसची 2 की परिशिट 3 में शामिल 
स्कोमेट मदों की सची का अवलोकन किया है और निर्यातित /निर्यात की जाने वाली मद ( मदें) इस सची में नहीं आती 
है और मैं / हम विदेश व्यापार नीति , आई टी सी (एच एस ) की अनुसची 2 और प्रक्रिया पुस्तक में शामिल स्कोमेट मदों के 
निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता ने हैं , चाहे किसी भी स्कीम के 
अधीन मद का निर्यात किया गया है /किया जाना है । 


ho 


मैं / हम विधिवत घौणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने हमारे मुख्य व्यवसाय से संबंधित ईपीसी से पंजीकरण - सह- सदस्यता 
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है / प्राप्त कर लिया है। यदि हमने किसी अन्य परिरीद को आवेदन किया है तो ऐसा आवेदन 
प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.94 के प्रावधानों के भीतर किया गया है | 


मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं नीति के पैरा 9. 06 के अनुसार इस घाणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर 
करने के लिए अधिकृत हूँ | 


स्थानः 


तारीख: 


। 


। 


| आवेदक क हस्ताक्षर 
नाम 
पदनाम 
कार्यालय का पता 


फ्लैट / प्लाट / ब्लाक सं . 
गली / क्षेत्र / इलाका 
शहर 
| पिन कोड 
देश का कोड 


राज्य 


टेलीफोन न . 


क्षेत्र कोड 


दूरभाष सं . 


मोबाइल न० 
फैक्स न० 
| ई - मेल 
| स्थानः 
दिनांक: 
टिप्पणीः आवेदक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिए । 


आवेदकों के लिए दिशा निर्देश 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृपया प्रक्रिया पुस्तक का पैराग्राफ 2. 72 देखें 
एएनएफ - 2ढ़ ( क ) में आवेदन की दो स्वप्रमाणित हार्ड प्रतियाँ निर्यात प्रकोष्ठ , विदेश व्यापार महानिदेशालय (मु०), 
एच –विंग, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली - 110011 को प्रस्तुत करें । 


इलेक्ट्रानिक तौर पर जमा शुल्क के मामले में , आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए । 


आवेदन के प्रत्येक पुंठ पर आवेदक के मुहर सहित हस्ताक्षर होने चाहिए । 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) 

PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 31st August, 2017 

No. 21 / 2015- 2020 


Subject :- Export of Red Sanders wood ( Pterocarpus santalinus) and Sandalwood ( Santalum album) and 

import of Sandalwood from SEZ – Proformae for submission of applications for export and import 

regarding . 

F .No. 01/91/171/ 17 /AM06 /PC - III /EC . — In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the 
Foreign Trade Policy, 2015 - 2020 , the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby notifies the following 
proformae for submission of application to the concerned jurisdictional authority of SEZ for obtaining ‘No Objection 
Certificate for export of Red Sanders wood (Pterocarpus santalinus) / Sandalwood (Santalum album ) and import 
of Sandalwood from / to SEZ: 
___ ( a ) ANF 2M( a) : 

Proforma for application form for import of Sandalwood 
( b) ANF 2N( a): 

Proforma for application form for export of Red Sanders wood 
(Pterocarpus santalinus) and Sandalwood (Santalum album ). 


2. Effect of this Public Notice: 


Proformae for submission of application by SEZ units with respective jurisdictional authority of SEZ for obtaining 
No Objection Certificate of Ministry of Environment , Forests & Climate Change ( MOEF & CC ) through DGFT has 
been notified. 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


ANF -2M (a ) 


Application Form for import of Sandalwood (Santalum album ) Restricted Items (Para 2 .50 of HBP) by SEZ 

units 


IEC Number 
Applicant details 


3. 


Name 
Address 
Application submission details 
Reference Number & date 
Name of jurisdictional SEZ authority and details 
of submission of application 


( 11 ) 


(iii) 


File 


(iv ) Date of issue 


Number 
Application 
fee details 


Amount (Rs) 
Date of issue 


| DD /Bank Receipt / EFT No. 
Name of Bank & Branch 


Total CIF Value 
applied for 


In Rs. 


In local currency --- -- 


In US $ 


Port of Registration 
Detail of item (s ) applied for import 

Description 


S .No 


ITC (HS) 

Code 


Quantity 
in MT / Kg . 


CIF Value 

(Rs) 


Country of 

Origin 


74 


Details of Certificate of Origin (COO ) for import of sandalwood ( to be issued by the exporting country) 


C .0 . 0 . No. 


Date 


Issuing authority 


No. 


Actual user Or Trading (i.e. Stock & Sale) Or Sample 


Purpose of Import (strike whichever is not 
applicable ) 
In case of AU , address of factory / unit / 
farm where item so import shall be used 
End use of the item 
Detailed justification for import : 


8B 


10 . Details of the imports made during preceding 3 years ( 1st April - 31$ March ) for the item (s) applied for in 
the application . 


S .No 


Year 


Qty . Imported 


Details of permission and imports 
Permission No . Date Qty Value (US $ ) 


Balance 
quantity 


[ 971 1 - que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


DECLARATION / UNDERTAKING 


1 | I/Wehereby certify that : 

A . the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following 
Acts (as amended from time to time): 

a . The Customs Act, 1962, 
b . The Central Excise Act 1944 , 
c . Foreign Trade (Development & Regulation ) Act 1992 , and 
d . The Foreign Exchange Management Act, 1999 ; 

e. The Conservation of Foreign Exchange , Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 
B . none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF / Trust , (as the 

case may be ), is /are a Director( s) / Partner(s ) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / 
entity which is on the Denied Entity List (DEL ) of DGFT : 
neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office( s)/ 
Unit(s )/ Division ( s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking 

import / export under any of the provisions of the Policy; 
D . we have not obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our 

Registered / Head Office to any other Licensing Authority 
I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act, 1992 , as 
amended from time to time, the Rules and Orders framed there under , the Foreign Trade Policy , the Handbook of 
Procedures and the ITC (HS ) Classification of Export & Import Items. 
I /We fully understand that if any information furnished in the application is found incorrect or false will render 
me/ us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 
I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best 
ofmy/ our knowledge and belief and nothing has been concealed or withheld therefrom . 
I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9 .06 of the Foreign Trade 
Policy. 


Signature of the Applicant 
Name 
Designation 
Official Address 


Flat/Plot/Block No 
Street / Area/Locality 
City 
PIN Code 
Country Code Area Code 


State 


Telephone No. 


Phone number _ 


Mobile no . 
Fax No. 
Email 
Date : 

Place: 
Note : Each page of application has to be signed and stamped . 


GUIDELINES FOR APPLICANTS 
Please see Paragraph 2 .50 of HBP 


1. Two Self attested hard copies of the application in ANF 2 M (a ) must be submitted to Import Cell , Directorate 

General of Foreign Trade (HQ ), H -Wing, Udyog Bhawan , Maulana Azad Road , New Delhi -110011 . 


2 . In case fee is submitted electronically , proof of submission of fee must be submitted . 


3 . Each page of the application has to be signed by the applicant with seal. 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


ANF- 2 N ( a ) 
Application Form for export of Red Sanders wood ( Pterocarpus santalinus) and Sandalwood (Santalum album ) 

by SEZ Units ( Para 2 .72 of HBP ) 
[ Please see guidelines (at the end) before filling the application ] 


| 1 


DT 


IEC Number 
Applicant details 


( ii ) 
| 3 


( ii ) 


Name 
Address 
Application submission details 
Reference Number & date 
Nameof jurisdictional SEZ authority and details 
of submission of application 
File 
Number 
Applicatio | Amount (Rs) 
n fee Date of issue 
details 


(iii) 


(iv) Date of issue 


DD /Bank Receipt / EFT No. 
Name of Bank & Branch 


5 . Details of items applied for export 
S No Item Description 


ITC (HS) Code 


FOB Value 


Quantity in 
MT/ Kg. 


In US $ 


In 
Rupees 


In local 
currency 


5A . Details of Certificate of Origin (COO ) for export of Red Sanders wood (Pterocarpus santalinus) and Sandalwood 
(Santalum album ) and CITES certificate in respect of export to Red Sanders wood (to be issued by concerned 
authority ) , as applicable 


Sl. No . 


L 


C . 0 . 0 . No . 


Date 


Issuing authority 


Sl. No. 


Date 


CITES Certificate No. 

(as applicable ) 


Issuing authority 


6 . Details of exports made of the item applied for in the preceding 3 years ( 1st April – 31st March ) 
S No Year Details of permission and exports 

Quantity FOB Value of 
Ref. No Date Qty Value Exported Exports (US $ ) 

(US $ ) 


Export 
Destination 


7 . Purpose of Export (Please tick ) 
i. Trade 
ii. Personal 
iii. Sample 
7A End Use of the Item 


[ 971 1 - que 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 . Foreign Buyer Details ( in case of more than one a separate Annexure indicating details including quantity 
proposed to be exported to each of the buyers) 
i. Name 
ii. Address 


| 9 . Shipment Details 

i. Port ( s ) of Loading 
ii. Port( s ) of Discharge 
iii. Country ( ies ) of Export 


10 . In case of export of samples/ exhibits / gifts /, please furnish 
| i. Ceiling Limit 
ii. How much in excess of Ceiling Limit 
iii. Justification for Excess 


11. In case of export by post, please furnish details of postal authorities where the parcel will be placed for export 
12 . Any other relevant information 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


DECLARATION /UNDERTAKING 


1 . I/Wehereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best 

of my / our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from . 
2 . I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me / 

us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 


3. I/We undertake to abide by the provisions of the FT ( D & R ) Act, 1992 , as amended , the Rules and Orders framed 

there under, FTP , HBP, Appendices and Aayat Niryat Forms and ITC (HS). 
4 . I/Wehereby certify that: 
A . the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts (as 

amended from time to time): 
(i) The Customs Act, 1962 , 
( ii ) The Central Excise Act 1944 , 
(iii ) Foreign Trade (Development & Regulation ) Act 1992 , as amended , and 
(iv) The Foreign Exchange Management Act ,1999 ; 
(v ) The Conservation of Foreign Exchange , Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 
(vi) Weapons of Mass Destruction & their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 


B . None of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/ Trust , (as the case 

may be ), is/are a Director (s) / Partner(s ) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity 
which is on the Denied Entity List (DEL ) of DGFT or is in the caution list of RBI; 


C . neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office (s)/ 

Unit (s)/ Division (s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking 
import / export under any of the provisions of the Policy ; 


D . we have neither obtained nor applied for issuance of an Importer Exporter Code Number in the name of our 

Registered / Head Office to any other Licensing Authority . 


5 . 


I / We hereby declare that I / We have neither obtained nor applied for such benefits (including issuance of an 
Importer Exporter Code Number) in the name of our Registered / Head Office or any of our Branch ( s) / Unit (s) 
/ Division (s) to any other Regional Authority. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


I / We hereby declare that I/we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the 
Schedule 2 of the ITC (HS) and that the item ( s) exported / proposed to be exported does not fall within this list 
and that I / We agree to abide by the provisions of FTP for export of SCOMET items contained in the FTP , 
Schedule 2 of ITC (HS) and the HBP, irrespective of the scheme under which the item is exported / proposed 
to be exported. 


I / We solemnly declare that I / Wehave applied for / obtained a RCMC to the EPC which pertains to our main 
line of business. In case we have applied to any other council , the application has been made within the 
purview of the provisions of Para 2 .94 of the HBP. 


I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9 .6 of the Policy . 


Place : 


Date : 


Signature of the Applicant 


Name 


Designation 


Official Address 


Flat/Plot/Block No 
Street/Area /Locality 
City 
PIN Code 
Country Code _ Area Code 


State 


Telephone No. 


Phone number __ 


Mobile no . 
Fax No . 
Email 
Place : 
Date : 
Note : Each page of application has to be signed and stamped . 


GUIDELINES FOR APPLICANTS 

Please see Paragraph 2 .72 of HBP 


1 . Two self attested hard copies of the application in ANF 2 N (a ) must be submitted to Export Cell, Directorate General 

of Foreign Trade (HQ ), H -Wing , Udyog Bhawan ,Maulana Azad Road , New Delhi- 110011. 


2 . In case fee is submitted electronically , proof of submission of fee must be accompanied . 


3 . Each page of the application has to be signed by the applicant with seal. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 


ALOK 
KUMAR 


ALOK KUMAR 


Date : 2017 .09.04 
15 :59:31 + 05 30 


